सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 202 राँची, बुधवार, 


6 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 


6 मार्च, 2019 


, 


संख्या-5 / आरोप-1-121/2016-1021 ( HRMS)-- श्री देवेन्द्र कुमार , झा ० प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के विरूद्ध 
जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-126 ( A)/ स्था ०,दिनांक 
29.08.2016 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध आरोप 
प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा श्री अशोक सिन्हा, शिक्षक की पत्नी के नाम पर देवी 
कंस्ट्रकशन ( पुराना ), शिव गुरू कंस्ट्रकशन एण्ड सप्लायर ( नया) कम्पनी चलाया जाता है, रॉयल्टी का 
पैसा कटौती के बाद भी जमा नहीं किया जाता है एवं श्री सिन्हा से मिलीभगत कर राजस्व की चोरी 
करने का प्रयास किया जाता रहा है । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -8711 , दिनांक 06.10.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण 
की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक -847, दिनांक 02.11.2016 द्वारा अपना 
स्पष्टीकरण समर्पित किया । श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -9926 , दिनांक 
24.11.2016 द्वारा उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा से मंतव्य की माँग की गई । उक्त के 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 6 मार्च, 2019 
अनुपालन में उपायुक्त , उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पत्रांक -32 ( A)/ स्था ०, दिनांक 
01.06.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है । 

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम, 
चाईबासा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1316( hrms), दिनांक 06.08.2018 
द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -214, दिनांक 05.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित 
आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 
श्री कुमार 

के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत , संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते 
हुए श्री देवेन्द्र कुमार , झा ० प्र ० से ०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , मनोहरपुर , पश्चिमी सिंहभूम , 
चाईबासा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है । 


, 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


Sr 
No. 


G.P.F. No. 


1 


2 


3 


DEVENDRA 
KUMAR 


श्री देवेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है । 


110011165678 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 202 -- 50 


